शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013-2015." 


" बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई. दिनांक 
30-05-2001 . ” 


Door 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 401 ]] 


रायपुर, गुरुवार, 

दिनांक 3 सितम्बर 2020 


भाद्रपद 12 , शक 1942 


सहकारिता विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2020 


अधिसूचना 


2019 " 


क्रमांक / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 / 8 / 10 - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 की धारा 16 - ग की उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में 
लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को 
पुनर्गठित करने के लिये " जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी 
सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 

विभाग के अधिसूचना क्र . / एफ 
15-35 / 15-02 / 2019 / 8 / 9 दिनांक 30.07.2019 जारी की गई थी । 
(2 ) उक्त पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय 
छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विभिन्न याचिकायें प्रस्तुत की गई थी , जिसमें माननीय उच्च 
न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा, विभाग की उक्त अधिसूचना की 
कंडिका 08 को अपास्त किया गया, किन्तु सोसाइटी के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं 
लगाई गई । 


801 


802 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020 


( 3) तद्पश्चात छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16 - ग 
की उप - धारा ( 3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा प्रदेश 
की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये, आगामी 
कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु " प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन 
योजना 2019 की कंडिका 08 – प्रबंध को छोड़कर, कंडिका -5 पुनर्गठन की प्रक्रिया को 
उपांतरित करने अधिसूचना क्र . / एफ 15-35 / 15-02 / 2019 / 1 दिनांक 07.03.2020 जारी 
की गई । 
(4 ) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की उपांतरित कंडिका 
05-( च ) के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत 
" प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 के क्रियान्वयन हेतु 
अनुसूची - एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है । 


(5) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की 
आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की कंडिका 05-( छ ) के 
अनुसरण में , राज्य शासन एतद् द्वारा, जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को 
पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची 
एक , दो एवं तीन को जारी करता है । हितबद्ध पक्षकार या कोई व्यक्ति अपना अभ्यावेदन, 
दावा या आपत्ति विभाग के ई - मेल आई.डी. osd.coop-cg@nic.in में या पंजीयक सहकारी 
संस्थाएं , छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में दिनांक 10.09.2020 तक 
प्रस्तुत कर सकेगें । निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार 
नहीं किया जावेगा । अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम 
होगा, जो सभी पक्षो पर बंधनकारी होगा । 
(6 ) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों 
की पुनर्गठन योजना .2019 की अनुसूची - एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन 
योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा । 


संलग्न : 


अनूसूची – एक , दो एवं तीन 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पी.एस. सर्पराज, उप - सचिव. 


प्राथमिककृषिसाखसहकारीसोसाइटियोंकीपुनर्गठनयोजना 


जिला 
बिलासपुर 


अनुसूची-1 


विद्यमानसोसायटीजोप्रभावितहै। क्र. 

(प्रभावितसोसायटी) 


अपवर्जित 
कार्यक्षेत्र 
( 
ग्रामों 
का 
नाम 
) 


विद्यमानसोसायटीजिसमें अपवर्जितक्षेत्रजुड़ाहै(परिणामी 

सोसायटी) 


1 


2 


3 


4 


1 


जांजी 


परसाही 


धनिया 


2 


सोंठी 


कैमाडीह 


धनिया 


3 


बेलगहना 


पुडु,रिंगवार,तेदुभाठा,उमरियादादर 

बसिया,कोरमी 


चपोरा हरदी 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020 


बोदरी 


802 ( 1 ) 


प्राथमिककृषिसाखसहकारीसोसाइटियोंकीपुनर्गठनयोजना 

जिला 
बिलासपुर अनुसूची-2 


802 ( 2 ) 


क्र. 


विद्यमानसोसायटीजो 
प्रभावित 
है 
( 
प्रभावित 

सोसायटी) 


नवीनसोसाइटी 


नवीनसोसाइटीकाकार्यक्षेत्र(ग्रामोंकानाम) 


1 


2 


3 


1 


सकरी 


कुरेली 


2 


घुटकू 


पोड़ी 


3 


गिरधौना 


पचबहरा 


4 सागर,कोड़ापुरी,सांवाताल,खजुरी,मेड़पारबाजार,सकेती, 

ठाकुरकापा,कुरेली 

देवरीकला,परसदा,पोंड़ी,जोंकी पचबहरा,लिम्ही,पिपरहट्टा,जरेली,करही,गुनसरी,मोढ़े, 

चनाडोंगरी,भिलौनी,देवरीखुर्द 

खैरी,मोछ दैजा,ढनढन,पकरिया,विचारपुर पोंड़ी,,खम्हरिया,सिलतरा,सांवाडबरा,कोड़ासर, 

ठाकुरकापा 


4 


खम्हरिया 


देवरी मोछ 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020 


5 


6 


पुरेना 


ढनढन 


, 


7 


बेलपान 


पोंड़ी 
( 
करनकांपा 
) 


8 


बीजा 


देवतरा 


सोनबंधा,साल्हेकाप,मौहाकापा,पोंगरिहा,देवतरा,अमने,देवरी 


9 


नेवरा 


भकुर्रा 
नवापारा 


राजपुर,समडील,भकुर्रानवापारा 


10 


भरारी 
( 
कोटा 
) 


टाडा 


टांडा,दरी,कपसियाखुर्द,कपसियाकला 


11 


धूमा 


नगचुई 


मनपहरी,टिकरीपारा,खरगा,सिरसहा,कुसमुली,मटसगरा, 

नगचुई 


क्र. 


विद्यमानसोसायटीजो 
प्रभावित 
है 
( 
प्रभावित 

सोसायटी) 


नवीनसोसाइटी 


नवीनसोसाइटीकाकार्यक्षेत्र(ग्रामोंकानाम) 


12 


मिठठूनवागांव 


केंदा 


नेवारीबहरा,लुसदा,केंदाडांड,सिलपहरी,कुसुमखेड़ा,सुखेना, 

परसापानी 
, 
सेमरा 
, 
सरारटिकरा 
, 
कटरा 
, 
मानिकपुर 
, 
चुरेली 
, बरपाली,नवापारा,विचारपुर,सोढ़ाखुर्द,छतौना,पहंदा,जरगा, 

केदा,मझगवा 


13 


लालपुर 


धनौली 


बेलगहना,चुकतीपानी,धनौली,कडरी,कोरजा,तेन्दुमुडा, 

गौरखपुर 
, 
नेवसा 
, 
झगडाखण्ड 
, 
करंगरा 


14 


लरकेनी 


मेंदुका 


गुम्माटोला,दरी,बरवासन,भस्कुरा,मेढुका,पडखुरी,खैरझिटी, पिपरिया,खन्ता,कोटखर्रा,लखनवाही,सपनी,तौली,बरटोला, 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020 


15 


बरतोरी 


पासिद 


16 


मोहतरा 


मुरकुटा, 


17 


दगौरी 


पौंसरी 


मंगला(बी)खम्हारडीह,दुर्गडीह,पासिद,मटियारी सोनपुरी,उड़नताल,करहीपार,सिलयारी,चुराघाट,मुरकुटा, 

चोरहाभैना सम्बलपुरी,डोकलाडीह,पौंसरी,खन्तहा,अमेरीकांपा,ऐंठूलकांपा, 

भोजपुरी कड़ार,खपराखोल,नगरोड़ी वेदपरसदा,इटवा,मुड़पार,पाली, 

लिमतरा,कर्रा,खपरी,दरीघाट नवागांव,हरदाडीह,एरमसाही,बेलकरी,कछार,तेन्दुवा 

विद्याडीह,बिनेका,डगनिया,कुटेला 


18 


कड़ार 


19 


सारधा किरारी गतौरा 


वेदपरसदा 


20 


द«घाट एरमसाहीं 


21 


जयरामनगर 


22 


ओखर 


विद्याडीह 


23 


चिल्हाटी 


जैतपुरी 


मनवा,रहटाडोर,मौहाडीह(विरान),पतईडीह,सेमराडीह,जैतपुरी 


802 ( 3 ) 


802 ( 4 ) 


क्र. 


विद्यमानसोसायटीजो 
प्रभावित 
है 
( 
प्रभावित 

सोसायटी 
) 


नवीनसोसाइटी 


नवीनसोसाइटीकाकार्यक्षेत्र(ग्रामोंकानाम) 


24 


सोन 


कुकुर्दीकला 


अमलडीहा,कुकुर्दीखुर्द,उदईबंद,कुकुर्दीकला 


25 


बहतरा 


भटचौरा 


भटचौरा,हरदी,आमगांव,आमाकोनी,गोबरी 


26 


चपोरा 


नवागांव(स) 


27 


बाम्ह 


टेकर 


सलका,पोंड़ीसल्का,नवागांव(स) 

गोपालपुर,भिलमी,टेकर,पाडेपुर मंजूरपहरी,करमा,रामपुर,धौंरामुड़ा,कडरी,बसहा,बरपाली 


28 


करमा 


उच्चभठी देवरी 


29 


मुड़पार,कौड़िया 


30 


कौड़िया निरतू 
सेलर सरवानी 


कुकदा उर्तुम हरदी 


31 


अदराली,कनई,निरतू,खोंधरा,जेवरा 

पिपरा,सेलर,मोहरा सरवानी,बोहारडीह,फदहा,मगरउछला,पोडी सकेरी,विजयपुर,खटोला,दरी,सफरीभांठा,बेलसरा,लिमहा, 

लिमही बांधा,टिंगीपुर,नवागांव,गमजू,पाली 


32 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 3 सितम्बर 2020 


33 


सिंघनपुरी 


विजयपुर 


J 


34 


जुनापारा 


पाली 


प्राथमिक 
कृषि 
साख 
सहकारी 
सोसाइटियों 
की 
पुनर्गठन 
योजना 

जिला 
बिलासपुर 
अनुसूची 
- 
3 


विद्यमानसोसायटी क्रमांकजोप्रभावितहै 

(प्रभावितक्षेत्र) 


अपवर्जित 
कार्यक्षेत्र 
( 
ग्रामों 
का 
नाम 
) 


विद्यमान 
सोसायटी 
जिसमें 
नवीन 
सोसायटी 
अपवर्जित 
क्षेत्र 
जुड़ा 
है 
| 
जिसमें 
अपवर्जित 
क्षेत्र (परिणामीसोसायटी) 


जुडाहै। 


निरंक 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2020 


802 ( 5 ) 


